निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 3 जून 2014 


( सं० पटना 475 ) 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

30 मई 2014 
एस०ओ० 332 , दिनांक 3 जून 2014 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के 
पत्रांक - 23263 - ए०डी० ( रूल्स) , दिनांक 20 . 05.2014 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में , सूचना के अधिकार 
अधिनियम , 2005 की धारा -5(1), 5(2) सहपठित धारा - 19 के अधीन , पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ 
न्यायालयों के लिए सहायक लोक सूचना पदाधिकारी , लोक सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार निम्न रूप 
से नियुक्त किया जाता है: 


पटना उच्च 


क्र०सं० 


1 


5 


2 . 


लोक प्राधिकार | अपीलीय प्राधिकार लोक सूचना सहायक लोक सूचना 

पदाधिकारी 

पदाधिकारी 
2 3 

4 
जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश 

सब जज - I 

प्रभारी न्यायाधीश 
(सिविल ) 

(Judge-In- Charge ) 
जिला न्यायालय सत्र न्यायाधीश 

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभारी न्यायाधीश 
( क्रिमिनल ) ( Sessions Judge ) 

( Judge-In-Charge ) 
परिवार न्यायालय | पीठासीन पदाधिकारी , निबंधक , व्यवहार बेंच क्लर्क 
( Family Court ) | परिवार न्यायालय न्यायालय 

( P. O ., Family ( Registrar, Civil 
Court ) 

Court ) 


3 . 


2 


क्र०सं० 


4. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जून 2014 
लोक प्राधिकार | अपीलीय प्राधिकार लोक सूचना सहायक लोक सूचना 

पदाधिकारी 

पदाधिकारी 
2 3 

5 
किशोर न्यायालय जिला न्यायाधीश, प्रधान सदस्य किशोर बेंच क्लर्क 
(Juvenile अपीलीय न्यायालय न्यायालय 
Court ) 

(District Judge, ( PrincipalMember 

Appellate Court ) Juvenile Court) 
श्रम न्यायालय अध्यक्ष, 

वरीय न्यायाधीश , श्रम निबंधक / क्लर्क 
(Labour Court) औद्योगिक न्यायालय न्यायालय / न्यायाधीश , श्रम ( Registrar/ Clerk ) 
( President, 

न्यायालय 
Industrial Court) (Senior Judge , 

Labour Court/ 
Judge , Labour 

Court) 
औद्योगिक न्यायालय अध्यक्ष , औद्योगिक सदस्य , औद्योगिक निबंधक , व्यवहार 
( Industrial न्यायालय 

न्यायालय 

न्यायालय 
Courts ) ( President, 

( Member, Industrial ( Registrar , Civil 
Industrial Court) Court ) 

Court) 


6 . 


( सं० जी० / स्था० ( उ०न्या० )- 39 - 2/ 14- 3332/ जे० ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उज्ज्वल कुमार दुबे, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 475 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


